PARI I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB . 3, 1998 (MAGH . 14, 1919 SAKA ) 


57 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 12 जनवरी, 1998 


ऋमाका 3278. -ज-- 2-97/ 117.-- श्री मातू सिंह, पुत्र श्री मान सिंह , निवासी गांव बौन्दकाला , तहसील दादरी, जिला 
भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
ऋमांक 731-- * -I - 80/18434, दिनांक 26 मई , 1980 द्वारा 150 रुपये वार्षिक की और बाद में अधिसूचना माक 1789 
ज - 1--79/ 44040, दिनाया 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 2944 -ज- 2-93 / 
15918, दिनांक: 25 अगस्त, 1993 द्वारा 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

अब श्री मातू सिंह की दिनांक 4 सितम्बर , 1997 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा के राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के 
अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इस जागीर को श्री मातू सिंह की पत्नी श्रीमती शान्ती देवी के नाम रबी , 1998 
से 1,000 रुपये की वार्षिक दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


2 . 


. 


क्रमांक 3305--2-97/ 121.-.-. श्री हरबंस सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, निवासी गांव, 36, मालरोड़ अम्बाला छावनी, 
तहसोल अम्बाला छावनी जिला अम्बाला को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) 
के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1004---- I-- 78 / 21508, दिनांक 1 अगस्त, 1978 द्वारा 150 रुपये की वार्षिक और बाद में 
अधिसूचना क्रमाव 1789 ---I - 79/44040 , दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 300 रुपये वार्षिक और उसके बाद 
अधिसूचना क्रमा : 2944 - ज - 2-93 / 159 1 8, दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये वार्षिक 
की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

अब श्री हरबंस सिंह की दिनांक 2 जनवरी, 1996 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राण्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधित किया गया है ) कि धारा 4 के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये , इस जागीर को स्व ० हरबंस सिंह की पत्नी श्रीमती मोहन कौर के नाम रबी , 1996 से 
1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्र्तगत तबदील करते हैं । 


2 . 


. 


अमाक 3302--2--97/ 12 5.---. श्री निहाल सिह, पुत्र श्री देवा सिह, निवासी गांव बोह, तहसील अम्बाला जिला अम्बाला 
को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
7673 - जन--TIT - 66 /10776, दिनांक 8 जून , 1966 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना प्रमाका 5041- प्रार .- 70/ 
29505, दिना 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिा और अधिसूचना अमाक 1789- ज- I - 79/ 44040, दिनांक 
30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 300 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 2944 ---- 2/93/15918, दिनांक 26 अगस्त , 
1993 द्वारा 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


2 . 


अब श्री निहाल सिह की दिनांक 2 जून, 1995 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, 

उपरोक्त 
अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इस जागीर को श्रीनिहाल सिंह की पत्नी श्रीमती ईशर कार के नाम रखी, 1996 मे 1,000 रुपये 
वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


- 


ऋमात्र 33 03-9-2-97/ 129.-- श्री जोगिन्द्र सिंह, पुन श्री अर्जुन सिंह, निवासी कोडव कला, तहसील नारायण गढ़, 
जिला अम्बाला को पूर्वी पंाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ) के अधीन सरकार की अधिसूचना 

मांक 114--2 --I--80/ 7086, दिनांक 22 फरवरी, 1988 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 1789 
ज ----- 79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979द्वारा 300 रुपये वार्षिक और उसके बाद आंध्र सूचना क्रमांक 2944-9-2-93/ 
15918, दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा 300 रुपये गे बढ़ाकर 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी 


58 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB . 3, 1998 ( MAGH. 14, 1919 SAKA) 


[ PART 


2 . 


अथ श्री जोगिन्द्र सिंह की दिनांक 21 जुलाई ,1995 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम (जमा कि उमे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उममें आज तक संशोधन किया गया है की धारा 4 के 
अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को स्व ० श्री जोगिन्द्र सिंह की पत्नी श्रीमती चरण कौर के नाम रवी , 
1996 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


सुन्दर दास, 


प्रवर सचिव; हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


श्रम विभाग 


दिनांक 9 जनवरी, 1998 


संख्या 14/ 84/ 94-6 - श्रम.-.-कारखाना अधिनियम , 1948 ( 1948 का केन्द्रीय अधिनियम , 63 ) की धारा 8 की 
उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, अधिसूचना संख्या 14/ 
84/ 94-6 श्रम , दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 के अधिक्रमण में , हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को 
प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट स्थानीय सोमानों के भीतर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त करते हैं , अर्थात् :---- 


Home 


क्रमांक 


अधिकारियों का पद नाम 


स्थानीय सीमायें 


LA ----- in- ad ---------------------- 


1 अतिरिक्त निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 

हरियाणा 


सम्पूर्ण हरियाणा राज्य । 


2 


-तदेव 


उप निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 
हरियाणा 


-तदैव 


3 सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य 

( मुख्यालय ) हरियाणा 


जिला फरीदाबाद । 


। वरिष्ठ सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं 

स्वास्थ्य , फरीदाबाद 


कुरुक्षेत्र , 


6 वरिष्ठ सहायक निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं 

स्वास्थ्य , पानीपत 


पानीपत , सोनीपत , करनाल , जीन्ट , यमुनानगर, 
कैथल , अम्बाला, तथा पंचकूला जिले । 


6 वरिष्ठ सहायक निदेशक, प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं 

स्वास्थ्य , गुड़गांवा 


गुड़गांवा , रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, रोहतक , भिवानी , झज्जर, हिसार, 
सिरसा तथा फतेहाबाद जिले । 


जिला यमुनानगर । 


7 सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 

यमुनानगर 


- 


8 महायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 

अम्बाला 


मम्बाला, पंचकूला तथा कुरुक्षेत्र जिले । 


करनाल , जीन्द तथा कैथल जिले । 


9 सहायक निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 

करनाल 


जिला पानीपत । 


10 सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 

पानीपत 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., FEB . 3, 1998 (MAGH . 14 , 1919 SAKA ) 


59 


क्रमांक 


अधिकारियों का पद नाम 


स्थानीय सीमायें 


11 


जिला सोनीपत । 


सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 
सोनीपत 


रोहतक , भिवानी तथा झज्जर जिले । 


12 सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 

रोहतक 


हिसार, सिरसा , तथा फतेहाबाद जिले । 


13 सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 

हिसार 


14 सहायक , निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 

गुड़गावा सर्कल- I 


वो सभी कारखाने जो रेलवे स्टेशन रोड़ तथा सोहना रोड़ से 
देहली की ओर देहली बार्डर तक नगरपालिका की सीमा में , 
मारुति इन्डस्ट्रीयल एरिया तथा उद्योग बिहार का फेस-1 से 
फेस -5 तक स्थित है । 


15 सहायक निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 

गुड़गांवा सर्कल- II 


जिला गुड़गांवा (सिवाय सर्कल-I के कारखाने ), रिवाड़ी तथा 
महेन्द्रगढ़ । 


स्थित कारखाने :-- 


16 सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 

फरीदाबाद सर्कल- I 


( 1 ) दिल्ली , हरियाणा सीमा से रेलवे पुल निकट नीलम ] 

चोक तथा मथुरा रोड़ का पश्चिमी भाग जिसमें एन ० 
एच ० 1 से एन ० एच ० 5 का क्षेत्र शामिल है । 


( 2 ) बडखल-गुड़गांवा रोड़ तथा दिल्ली- हरियाणा सीमा के 

मध्य का क्षेत्र । 


( 3 ) रेलवे 

पुल 

से एस्कोर्टस लि ०, प्लाट- II तक मथुरा रोड़ 
तथा रेलवे लाईन के मध्य का क्षेत्र । 


स्थित करखाने :-- 


17 सहायक निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 

फरीदाबाद सर्कल- II 


( 1 ) एन ० आई ० टी ०, फरीदाबाद, प्रौद्योगिक क्षेत्र । 


( 2 ) फरीदाबाद संव्यूह के सैक्टर 24 तथा 25 1 


18 सहायक निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, 

फरीदाबाद सर्पल-III 


दिल्ली-हरियाणा सीमा से सैक्टर -6 तक का रोड़ तथा 
प्रागरा नहर के पूर्व की ओर स्थित कारखाने । 


19 सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 

फरीदाबाद, सर्कल-IV 


जिला फरीदाबाद ( सहायक निदेशक, प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं 

स्वास्थ्य , फरीदाबाद सर्कल- I, फरीदाबाद सर्कल- II तथा 
फरीदाबाद सर्कल- III के क्षेत्र को छोड़कर ) । 


कमला चौधरी, 


मासुस्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 


60 


HARYANA GOVT GAZ . FEB . 3 , 1998 (MAGH . 14 , 1919 SAKA ) 


( PARTI 


LABOUR DEPARTMENT 


The 8th January , 1998 


No. 14 /84 /94-6 Lab . - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 8 of the 
Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), and in supersassion of Haryana Government, Labour 
Department, notification No. 14 /84/94-6Lab, dated the 8th December, 1995, the Governor of Haryana 
hereby appoints the following officers to be Inspectors for the purpose of the said Act, within the 
local limits specificd thereagainst : 


- 


Local limits 


Serial Designation of the Officers 
No. 


1 


2 


3 


Whole of the Statc of Haryana 


1 Additional Dircctor, Industrial Safety and Health , 

Haryana . 


Ditto 


2 Deputy Director , Industrial Safety and Health , 

Haryana 


Ditto 


3 Assistant Director, Industrial Safety and Health , 

(Headquarter) Haryana 


District Faridabad 


4 Senior Assistant Director, Industrial Safety and Health , 

Faridabad 


5 Senior Assistant Director, Industrial Safety and Health , 

Panipat 


Districts Panipat, Sonepat, Karnal, Jind , 
Yauna Nagar, Kurukshetra, Kaithal, 
Ambala and Panchkula 


6 Senior Assistant Director , Industrial Safety and Health , 

Gurgaon 


Districts Gurgaon , Rewari, Mahender 

garh , Rohtak, Bhiwani, Jhajjar, Hisar , 
Sirsa and Fatehabad 


7 Assistant Director , Industrial Safety and Health , 

Yamuna Nagar 


District Yamuna Nagar 


8 Assistant Director, Industrial Safety and Health , 

Ambala 


Districts Ambala , Panchkula and 
Kurukshetra 


9 Assistant Director, Industrial Safety and Health , Karnal 


Districts Karnal, Jind and Kaithal 


10 Assistant Director, Industrial Safety and Health , 

Panipat 


District Panipat 


11 Assistant Director , Industrial Safety and Health , 

Sonepat 


District Sonepat 


12 Assistant Director , Industrial Safety and Health , Rohtak 


Districts Roltak , Bhiwani and Jhajjar 


13 Assistant Director, Industrial Safety and Health , Hisar 


Districts Hisar, Sirsa and Patebabad 


14 Assistant Director, Industrial Safety and Health , Circle I 

Gurgaon 


All factories situated towards Delhi side 
from Railway Station Road and Sõhna 
Road upto Delhi 

Border within 
the Municipal limits of Gurgaon, 
factories situated in Maruti Industrial 
Area and Phase- l V of Udyog Vihar 


15 Assistant Director, Industrial Safety and Health , Circle II , 

Gurgaon 


Districts , Gurgaon (except the factories 

of Circle- I) Rewari and Mahendergarh 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., FEB . 3 , 1998 (MAGH . 14 , 1919 SAKA) 


61 


1 


2 


3 


16 Assistant Director , Jndustrial Safety and Health , 

Faridabad I 


, 


17 Assistant Dircetor Industrial Safety and Health , 

Faridabad - 11 


Factories situated In :-(i) on West 
side of Mathura Road from Delhi 
Haryana Border upto Railway Bridge 
near Neolam Chowk including the Arca 
of NH-1 toNH- V 
( ii ) In arcas batrcen Badhkal- Gurgaon 
Road and Delhi - Haryana Border (ii) 
Between Mathura Road , and Railway 
line from Railvay Bildge to Escorts 
Limited Plant -II 
Factories situated in :-(i) Industrial area 

of NIT , Faridabad 
( 11) Sectors 24 and 25 of Faridabad 

Complex 
Factories located on East side of Mathura 
road and Agia Canal from Delhi Hai yana 
Border upto Sector 6 , Raridabad 
Faridabad District excluding the areas of 
Assistant Director, Industrial Safety and 
Health Faridabad -1, II and Ill 


18 Assistant Director , Industrial Safety and Health , 

Faridabad III 


19 Assistant Director , Industrial Safety and Health, 

Faridabad -IV 


KAMLA CHAUDHRI, 


Commissioner and Secretary to Government Haryana , 

Labour and Employment Department. 


लोक निर्माण विभाग 
( भवन तथा सड़क शाखा) 

रोहतक वृत 

दिनांक 30 दिसम्बर, 1997 
संख्या 28 आर.ए./ 199/6/ 3.--- चूंकि हरियाणा सरकार के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि भूमि सरकार द्वारा सार्व 
जनिक खर्च पर किसी सार्वजनिक प्रयोजन नामतः मार्ग निर्माण बालन्द से करोंथा रोड़ जिला रोहतक के लिये आपेक्षित है एतद् 
द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 

यह घोषणा 1894 के भूमि अधिग्रहण की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिए हैं जिनसे यह सम्बन्धित हो 
र उक्त अधिनियम की धारा के उपबन्धों के अधीन भूमि अभिग्राहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग , भवन तथा मार्ग शाखा , 
भिवानी को उक्त भूमि अभिग्रहण करने के आदेश लेने के लिये निर्देश दिया जाता है 

भूमि के नक्शे का भूमि अभिग्रहण कलक्टर , लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा भिवानी और कार्यकारी 
अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल नं ० 1 रोहतक कार्यालयों में देखा जा सकता है । 


विशिष्ट विवरण 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


खसरा नं ० 


परिक्षेत्र / गांव 
हदबस्त नम्बर 


रोहतक 


रोहतक 


बालन्द , ह.ब.नं ० 106 


4.72 एकड़ 


लम्बाई 


पाथ 


पर्जन पाथ 


8550 फुट 
22 फुट व निल 
22 फुट व 44 फुट 
44 फुट 

145 


कुल चौड़ाई 


144 


22, 23, 24, 25 


21, 22, 23 , 24,25 


62 


HARVANA GOVT. GAZ , FEB . 3 , 1998 (MAGH . 14, 1919 SAKA ) 


[ PART I 


जिवा 


तहसील 


परिक्षेव/ गांव 


क्षेत्रफल 


खसरा मं ० 


रोहतक 


रोहतक 


बालन्द , ह ० ब ० नं ० 106 4.72 एकड़ 


146 


. 


+ -+-- 


21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24, 25/1, 25/2 


. 


147 


148 


21 , 22, 23, 24, 25 


21, 22, 23, 24, 25 


149 


150 


. 


21/1, 21/2, 22, 23, 24 


1 ; 2,3,4 


151 


....... 

1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5 


152 


153 


1 , 2, 3, 4, 5/1, 5/2 1,2,3,4,5 
154 

inni 
1, 2, 3, 4, 5/1/1, 5/1/2, 5/2 


- 


155 


2, 3, 4, 5 , 8, 9, 11 , 12, 13, 18, 19, 20 


156 

wh-iner 
11/1, 11/2; 11/3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 

20 


157 


dewed 


6/1, 6/2, 15/7, 15/8, 15/9 


रोहतक 


रोहतक 


का था , ह.ब.नं. 70 


1.54 एकड़ 


लम्बाई 
पाथ 





3050 फुट 
22 फुट 


अर्जन पाथ 


22 फुट 
44 फुट 


कुल चोड़ाई 


114 


21, 22 , 23/1, 23/2 


115 


21 , 22, 23/1, 23/2 , 24, 25 


- 


116 


21; 22, 23/1/1, 23/1/2, 23/1/3, 23/2, 24, 25 


117 


118 


119 


25 


s 


1, 2, 3, 4, 5/ 1,5/ 2 


w 


Part I ) 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB . 3 , 1998 (MAGH . 14 , 1919 SAKA) 


63 


1 


2 


3 


4 


5 


रोहतक 


रोहतक 


121 


करौथा 
2.a. To 70 - TTCT 


120 

buttertang 
1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5 


---- 
1, 21, 2/2, 3 


. 


11G00 


रोड़ की कुल लम्बाई 
कुल अर्जित रकबा 


6.26 Vaig 


+ 


( ERTTO ) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
रोहतक परिमण्डल , लोक निर्माण विभाग , 

भवन तथा मार्ग शाखा , 

TECO: 1 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDING AND ROADS BRANCH , CIRCLE ROHTAK 


The 30th December , 1997 


No. 28RA /199/ 6/ 3. - Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land below is naudod 
by the Government at public expensos, for a public purpos : namely constg . a road from Baland to 
Karontha in district Rohtak . It is, therefore, heraby declarad that the land d ecribxd in the cification 
below is required for the aforesaid purpos 3. 

This declaration is made under the provision of saction 6 of the land Acquisition Act, 1894 to all 
whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said act, tho Land Acquisition 
Collector, Haryana P. W. D. B & R Branch , Bhiwani is heruby dirtol to tak ; ordur for the acquisition 
of the said land . 


Plan of land may be inpacted in this offices of the Land Acquisition Collector, Haryana P. W. D. 
B & R Branch , Bhiwani and Executive Engin jur , Provincial Division No.1 , P.W.D. B. & R , Branch Rohtak . 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality and 
H , B. No. 


Arca in 
Acres 


Rectangle / 
Khasra No. 


1 


2 


3 


4 


5 


Rohtak 


Rohtak 


4.72 


Baland 
H , B. No. 106 


Length 8550 
consolidation path 

22 or NIL 
Acquired path 22 /44 

Total Width 44 
144 


22, 23, 24 , 25 

145 


21 , 22 , 23, 24 , 25 

146 


21/1, 21/2 , 21/3 , 22 , 23 , 24 , 25/1 , 25/2 ) 


147 


21 , 22 , 23 , 24 , 25 


64 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB.3 , 1998 (MAGH . 14 , 1919 SAKA ) 


[ PARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


Roltak 


Rohtak 


148 


Baland 
H. B. No. 106 - concld . 


21, 22 , 23 , 24 , 25 

149 


21/1 , 21/2 , 22 , 23 , 24 

150 


1 , 2 , 3 , 4 , 

151 


1/1, 1/2 , 2/1, 2/2 , 3 , 4 , 5 , 

152 


1 , 2 , 3 , 4 , 5/1 , 5/2 , 

153 


1 , 2 , 3, 4 , 5 

154 


1 , 2 , 3 , 4 , 5/1/1 , 5/1/2 , 5/2 

155 


2 , 3 , 4, 5 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13, 18 , 19 , 20 

156 


20 


Rohtak 


Rohtak 


Karontha 
H. B. No. 70 

concld . 


11/1 , 11/2 , 11/3 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 
1.54 

157 
Acres 
-concld 6/1, 6/2 , 15/7, 15/8 , 15/9 

Length 3050 

Consolidation path 22 
Acquired path 22 " 
Totalwidth 

44 
114 


21, 22, 23/1, 23/2 

115 


21 , 22 , 23/1 , 23/2 , 24 , 25 

116 


21, 22 , 23/1/1, 23/1/2 

116 


23/1/3 , 23/2 , 24 , 25 
117 

118 


25 


5 


119 


1, 2 , 3, 4 , 5/1 , 5/2 

120 


121 


1,2 /1 , 2/2 , 3, 4 , 5 


1,2/ 1, 2/2 , 3 


11600 


Total length of this road 
Total Acquirod area in Acres 


6.26 


( Sd .) 


. 


Superintending Engineer , 
Rohtak Circle , P. W. D. B. & R. Branch , 

Rohtak . 


18683 CS (H )-Govt. Press, U.T., Chd . 


